निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 240 ) 


14 ज्येष्ठ 1934 ( AO) 
पटना, सोमवार , 4 जून 2012 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा सूचना 
सं0 7721 — पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में हितों की अभिव्यक्ति से संबंधित ट्रौली सेवा व्यवस्था 
हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा, निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा 
आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में बिस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात सम्पर्क 
स्थापित कर कार्यालय समायावधि में प्राप्त कर सकते है । इस निविदा संबंधित सभी जानकारी वेब साईट 
( www.prd. bihar.gov./ www.pmch.in) पर भी देखा जा सकता है । 
पटना 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
दिनांक 2 जून 2012 

अधीक्षक । 


2012 


निविदा का कार्य क्षेत्र एवं संख्या 
ट्रौली सेवा - आई0जी0सी0सी0, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के मुख्य द्वार पर दस ( 10 ) 
ट्रौली, / शल्य - अर्थो आकस्मिकी में चार ( 4) ट्रौली तथा औषधि आकस्मिकी में चार (4) ट्रौली एवं लेबर रूम मे दो (2 ) 
ट्रौली ( प्रत्येक ट्रौली पर तीनों पॉली में दो - दो कर्मी सहित ) अर्थात आई0जी0सी0सी0 में कुल 108 (एक सौ आठ) कर्मी 
एवं लेबर रूम में कुल दो (02 ) ट्रौली (बारह कर्मी सहित ) व्यवस्था करना होगा । आई0जी0सी0सी0 के मुख्य द्वार पर एवं 
लेबर रूम के मुख्य द्वार पर कार्यरत ट्रौली कर्मी आये हुये मरीजों को आकस्मिकी / लेबर रूम के अन्तर्गत जॉच की 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जून 2012 
सभी प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित विभाग / वार्ड में ले जायेगें | आई0जी0सी0सी0 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रौली कर्मी 
स्थानांतरित मरीजों को रोगी वाहन तक एवं संबंधित विभाग के वार्ड में पहुचाएंगें । 

निविदा की शर्त 
(1 ) निविदा दो प्रकार की होगी । ( क ) तकनिकी एवं ( ख ) वित्तीय निविदा । 
( 2 ) निविदा मुहरबंद लिफाफे में मूल एवं द्वितीय प्रति स्पष्ट अंकित करते हुए देना होगा । 

तकनिकी निविदा में निविदा शर्त के अनुकूल सभी प्रमाण प्रमाण - पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अग्रधन 
संलग्न करना होगा । वित्तीय निविदा में सिर्फ नियमानुसार दर अंकित करना होगा । दोनों निविदा में अलग - अलग 
लिफाफे में विषय के साथ तकनिकी एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । 

(3 ) निविदा कम्पयुटर सें टंकित होना चाहिए, हस्तलिखित निविदा तथा निविदा में किसी प्रकार का कंटिग एवं 
ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जायेगें । किसी भी अन्य स्त्रोत 
से प्राप्त निविदा या विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकृत नहीं किये जायेगें । 

(4) निविदादाता को श्रम विभाग से निबंधित होना चाहिए । निबंधित श्रमिको की संख्या आवश्यकता के अनुरूप 
होना चाहिए । 

( 5) सर्विस टैक्स ( सेन्ट्रल एक्साईज डिविजन ) में निबंधित होना होगा । 

( 6 ) बिहार वाणिज्य कर में निबंधित होना चाहिए एवं बिहार वाणिज्य कर विभाग का अद्यतन अनापति 
प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 

( 7) निविदादाता को कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथ - पत्र देना होगा की किसी संस्थान द्वारा ऐजेंसी को ब्लैक 
लिस्टेट नहीं किया गया है तथा उनके विरूद्ध किसी तरह के (सिविल या किमिनल) न्यायिक प्रक्रिया लम्बित नहीं है , 
तथा न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हुए है । 

( 8 ) निविदा के साथ 50, 000 / - (पचास हजार रूपये मात्र का ) रिफन्डेबल बैंक ड्राफट जो अधीक्षक 
पी०एम०सी०एच० , पटना के पदनाम से प्रतिभुत हो तकनिकि निविदा में संलग्न करना होगा । 

(9 ) निविदादाता को ई0पी0एफ0 एवं ई०एस०आई० में निबंधित होना चाहिए । 

( 10 ) सभी ट्रौली आवाज रहीत होना चाहिए उस पर 1.5 इंच ( डेढ़ इंच ) डनलप कुशन तथा साफ बेड सीट 
रहना चाहिए । डिटैचेबुल टॉप होना चाहिए । 

(11) निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्टाकिंत कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए 
प्रमाणित करना होगा । 

(12 ) प्रथम दरवाले निविदादाता अगर किसी कारणवश कार्य नहीं करते है या हटाया जाता है तो इच्छुक 
द्धितिय / तृतिय निविदादाता से प्रथम दर पर कार्य लिया जायेगा । 

(13) निविदादाता को 1,000 शय्या वाले अस्पताल में कार्य करने का अनुभव प्रमाण - पत्र संलग्न करना 
होंगा । 

(14 ) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात ट्रोली मैन की उम्र सीमा कम से कम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होने 
से संबंधित प्रमाण - पत्र देना होंगा तथा उनका वर्दी एवं परिचय – पत्र कर्मी को देना होगा । एक कर्मी एक दिन में आठ 
घंटा ही कार्य करेंगे । 

(15 ) पी०एम०सी०एच०, पटना के लिए कुल 20 ट्रोली एवं तीनो पाली के लिए 120 कर्मी होंगे । 
( 16) निविदादाता को आवासीय प्रमाण - पत्र एवं चरित्र प्रमाण - पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा । 

वित्तीय निविदा 
(1 ) वित्तीय निविदा में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर एवं नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0, सर्विस 
टैक्स एवं सर्विस चार्ज पर दर अंकित करना होगा । साथ ही ट्रौली सहित दर अंकित करना होगा । 

( 2 ) वित्तीय निविदा में एक से अधिक दर अनुमान नहीं होंगा । 
( 3 ) क्रय समिति में तकनिकि निविदा के स्वीकृति के पश्चात ही वित्तिय निविदा खोला जायेगा । 

(4 ) क्रय समिति / अधीक्षक , पी०एम०सी०एच0 , पटना किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित 
होंगा । 
( 5) किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होंगा । 

अधीक्षक , 
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 240 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette. bih .nic .in 


